afara o 1-( 87 )- 272 


REGISTERED NO, D - ( D ) - 72 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

7778 II - - 3 - - 3 ( ii ) 
PART II --Section 3 - Sub-section ( u ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


po 119 ] 
No. 119 ] 


af firent , FATT , RIO 29, 1975 * 8, 1897 
NEW DELHI , SATURDAY , MARCH 29 , 1975/ CHAITRA 8 , 1897 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be Aled 

as a separate compllation 


MINISTRY OF ENERGY 
(Department of Coal) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th March 1975 
9 . o . 159 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 6 of the 
Coal Mines (Conservation and Development) Act , 1974 (28 of 1974 ) and in supergession 
of the notification of the Goveroment of India in the late Ministry of Steel, Mincs and 
Metals (Department of Mines and Metal) No . S . O . 3616 dated 10th October , 1968, the 
Central Government hereby fixcs, with effect on and from the 1st day of April , 1975 , 
the rates specified in column ( 2 ) of the Table annexed hereto as the rates at which the 
duty of excise referred to in the said section shall bo levied on coal and coke, of 
the description specified in column ( 1 ) of the said Table against each rates , namely :-- - 

THE TABLE 
Description of coal and çoke 

Rare of excise duty per tonne of 
1000 kilogramg. 

( 2 ) 
(1) On all coal including coal 

Rc. 1 .65 P . 
and soft coke , but ex 

(Rupee one and pais e sixty five 
cluding coking coal and 

only ), 
hard coke 
(if On all coking coal 

Rs. 2 .40 
( Rupecs two and paise forty 

only ). 
(iif) On hard coke 

Rs. 3 .60 
(Rupees three and paise sixty 
only ). 


(2 


Note , - 1. The expression " lonne " shall have the meaning assigned to it in notification 

No. S . O . 290 , dated the 30th January , 1959 of the Government of India 

in the Ministry of Commerce and Industry . 
2 . The expression " coking coal" means all types of coal which had been classi 

fied as such by the Coal Board constituted under the Coal Mines (Conser 
vation and Development) Act, 1952 ( 12 of 1952 ) and such other types of 

( 907 ) 


908 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SYC. (ii )] 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - .. 


. - 


- 


coal as may be declared by the Central Government as coal from which on 
carbonigation coke suitable for being used in metallurgical industrics , 
particularly in iron and steel industries , can be prepared , 

[ No. 11021/ 2 / 74- CPC ] 

S. B. LAL, Jt. Secy . 
ऊर्जा मंत्रालय 
( कोयला विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 29 मार्च, 1976 
का०प्र० 159 ( अ ) -- - कोयला खान ( संरक्षण व विकास ) अधिनियम , 1974 ( 1974 
का 28 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भूतपूर्व 
इस्पात , खान और धातु मंत्रालय ( खान और धातु विभाग ) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 
का० प्रा० 3616, दिनांक 10 अक्टूबर , 1968 के अतिक्रमण में केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा , 
संलग्न सारणी के कालम ( 2 ) में विहित दरों को 1 अप्रैल , 1975 से उन दरों के रूप में नियत करती 
है जो उक्त सारणी के कालम ( 1 ) में प्रत्येक दर के सामने दिए गए कोयले और कोक पर उक्त 
धारा में किए गए उल्लेख के अनुसार उत्पादन शुल्क के रूप में लागू होंगी, अर्थात् :- - 

सारणी 
कोयला और कोक का विवरण एक हजारकिलो के प्रति टन पर उत्पादन 

शुल्क की दर 


- 


- 


- - 


- 


- 


2 


रु० 1 . 65 पै० 

( एक रुपया पैंसठ पैसे मान ) 


( i ) कोयला व सोफ्ट कोक समेत सभी प्रकार के 

कोयले पर, किंतु कोककर कोयले व हाड 

कोक को छोड़कर 
( ii ) सभी फोककर कोयले पर 


( iii ) हार्ड कोक पर 


रु० 2 . 40 

( दो रुपये चालीस पैसे मात्र ) 
रु . 3 . 60 

( तीन रुपये साठ पैसे मात्र ) 


नोट --- 1 . टन शब्द का अभिप्राय यही होगा जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग 

मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का प्रा0 290 दिनांक 30 जनवरी , 1969 

में दिया गया है । 
2 . कोककर कोयले से तात्पर्य कोयले की उन सभी किस्मों से है जिसका कोयला 

खान ( संरक्षण व विकास ) अधिनियम , 1962 ( 1952 का 12) के अधीन 
गठित कोयला बोर्ड द्वारा वर्गीकरण किया गया है तथा उस सभी प्रकार के कोयले 
से है जिसे केन्द्रीय सरकारद्वारा ऐसा कोयला घोषित किया जाए जिसके कार्बनी 
करण करने से ऐसा कोक तैयार किया जा सके जो धातु उयोगों ,विशेषतया 
लोहा व इस्पात उद्योगों में प्रयोग के लिए उपयुक्त हो । 

[ सं० 11021 / 2/ 74 - सी० पी० सी० ? 
गणरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव । 


. 


- 


- 


- - 


. .. . . ... . . - - - 

1WINTED HY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD , NEW 
n ILAND PULISIED BY THE CONTROLLER OF PEELIC . . ONS . DELIII . 175 


